निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 265 ) 


26 चैत्र 1932 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 16 अप्रील 2010 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

29 मार्च 2010 
सं0 भा०स्था० 19 / 04 - 845 / प०व० — कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की अधिसूचना सं० 
1 / पी० - 29 / 2009 का० - 7274, दिनांक 27 जुलाई 2009 द्वारा डॉ० सतेन्द्र भा०व०से० (1986) को विशेष सचिव , 
आपदा प्रबन्धन विभाग बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है जिसके आलोक में डॉ० सतेन्द्र द्वारा 
दिनांक 28 जुलाई 2009 को उक्त पद का प्रभार भी ग्रहण कर लिया गया है । 

अतः डॉ० सतेन्द्र भा०व०से० 1986 , विशेष सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना द्वारा धारित गैर 
सम्वर्गीय पद को भा०व०से० ( वेतन ) नियमावली 1968 के नियम " " की सीडयूल ( सूची ) - III के अन्तर्गत वेतन एवं 
कर्त्तव्य के लिए पदधारण की तिथि 28 जुलाई 2009 से मुख्य वन संरक्षक पद वर्ग के समकक्ष घोषित किया जाता 
है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नागेन्द्र पाठक , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 265 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


